निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 वैशाख 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 382 ) पटना , मंगलवार , 9 मई 2017 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

9 मई 2017 
सं0 बी1 - 3 - 09 / 2017 - 11 - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 (1951 का 43 ) की धारा - 67 के उपबंधों के 
अनुसरण में बिहार विधान परिषद् के गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र , गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र 
एवं कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन , 2017 के निर्वाचन के परिणाम से संबंधित निम्नलिखित घोषणायें 
( प्ररूप - 23 ), जिसमें बिहार राज्य के बिहार विधान परिषद् के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम एवं पता दिये गये हैं , 
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सोहन कुमार ठाकुर, 

अपर सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 9 मई 2017 
निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 
(कानूनी नियम और आदेश) 

प्ररूप 23 

[नियम 84 (1)(क) देखिए] 
(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए , जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
02 - गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 84 के उपनियम (1 ) के खंड ( क ) के साथ पठित लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

श्री अवधेश नारायण सिंह, ग्राम - कोथुआ , पो0 - पिटरो, थाना - अगियाँव बाजार , जिला भोजपुर , जो भारतीय 
जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गये है, उस सदन में एक सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 08. 05 .2017 को 
निवृत हो रहे हैं , स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : गया 
तारीख : 16.03.2017 

( ह0 ) अस्पष्ट , 

निर्वाची पदाधिकारी, 

02 - गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र । 
Conduct of Elections Rules, 1961 
( Statutory Rules and Order ) 

FORM 23 

[ See rule 84( 1)( a)] 
(For use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the 
People Act, 1951. 

Election to the Legislative Council of the State of Bihar from 02 -GAYA 
GRADUATES CONSTITUENCY 

In pursuance of the previsions contained in section 66 of the Representation of the 
People Act, 1951, read with clause (a ) of sub - rule ( 1 ) of rule 84 of the Conduct of Elections 
Rules , 1961 , I declare that - 

Shri Awadhesh Narain Singh , Village - Kothua , P . O .- Pitro, P .S .- Agiaon Bazar, 
District Bhojpur, sponsored by Bharatiya Janata Party has been , duly elected to fill the 
seat in that House of a member retiring on 08 . 05 .2017 on the expiration of their term of 
office. 
Place : Gaya 

Sd ./Illegible, 
Date : 16. 03. 2017 

Returning Officer , 
02 - Gaya Graduates Constituency . 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 9 मई 2017 
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 
(कानूनी नियम और आदेश) 

प्ररूप 23 

[नियम 84 (1)(क) देखिए] 
(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए , जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
02 - गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान परिषद के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 84 के उपनियम (1 ) के खंड ( क ) के साथ पठित लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

श्री संजीव श्याम सिंह, एच0 / 57 चाणक्यापुरी , पो0 - रामपुर, थाना - रामपुर, जिला - गया , जो राष्ट्रीय लोक 
समता पार्टी द्वारा खड़े किये गये है, उस सदन में एक सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 08. 05. 2017 को 
निवृत हो रहे हैं , स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : गया 
तारीख : 15.03.2017 

( ह0 ) अस्पष्ट, 

निर्वाची पदाधिकारी, 
02 - गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र । 


Conduct of Elections Rules, 1961 
( Statutory Rules and Order ) 

FORM 23 

[ See rule 84( 1)( a)] 
(For use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the 
People Act, 1951. 

Election to the Legislative Council of the State of Bihar from 02-GAYA 
TEACHERS CONSTITUENCY 

In pursuance of the previsions contained in section 66 of the Representation of the 
People Act, 1951, read with clause (a ) of sub - rule ( 1 ) of rule 84 of the Conduct of Elections 
Rules, 1961 , I declare that - 

Shri Sanjeeva Shyam Singh , H / 57 , Chanakyapuri, P .S .-Rampur , District Gaya , 
sponsored by Rashtriya Lok Samta Party has been , duly elected to fill the seat in that 
House of a member retiring on 08 . 05 . 2017 on the expiration of their term of office . 


Place : Gaya 
Date : 15 . 03. 2017 


Sd./ Illegible , 

Returning Officer, 
02- Gaya Teachers Constituency . 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 9 मई 2017 
निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 
(कानूनी नियम और आदेश) 

प्ररूप 23 

[नियम 84 (1)(क) देखिए] 
(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए , जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
03 - सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 84 के उपनियम (1 ) के खंड ( क ) के साथ पठित लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

श्री वीरेन्द्र नारायण यादव, मुहल्ला - महमूद चौक , दहियावाँ, थाना - नगर छपरा, डाकघर – एच0ओ0 छपरा , 
जिला - सारण, पिन कोड - 841301 , जो जनता दल ( यूनाइटेड) द्वारा खड़े किये गये है, उस सदन में एक सदस्य के , 
जो अपनी पदावधि के अवसान पर 08 . 05 . 2017 को निवृत हो रहे हैं , स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित 
हो गए हैं (दिनांक 02.12. 2015 को निरहित घोषित ) । 


स्थान : छपरा 


तारीख : 17.03. 2017 

( ह0 ) अस्पष्ट, 

निर्वाची पदाधिकारी, 

03 - सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र । 
Conduct of Elections Rules, 1961 
( Statutory Rules and Order ) 

FORM 23 

[See rule 84( 1 )( a) ] 
( For use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the 
People Act, 1951. 

Election to the Legislative Council of the State of Bihar from 03-SARAN 
GRADUATES CONSTITUENCY 

In pursuance of the previsions contained in section 66 of the Representation of the 
People Act, 1951, read with clause (a ) of sub - rule ( 1 ) of rule 84 of the Conduct of Elections 
Rules, 1961 , I declarethat - 

Shri Virendra Narayan Yadav , Mohallah - Mahmood Chowk , Dahiyawan , Post 
H . O . Chapra , P .S . Nagar Chapra , District Saran , Pin Code-841301, sponsored by 
Janata Dal (United ) has been , duly elected to fill the seat in that House of a member 
retiring on 08 . 05. 2017 on the expiration of their term of office ( disqualified on 02. 12. 2015 ) . 


Place : Chapra 
Date : 17.03. 2017 


Sd./ Illegible, 

Returning Officer , 
03 - Saran Graduates Constituency . 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 9 मई 2017 
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 
(कानूनी नियम और आदेश) 

प्ररूप 23 

[ नियम 84(1)(क) देखिए ] 
(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए , जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
06 – कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड ( क) के साथ पठित लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि - 

श्री संजीव कुमार सिंह, ग्राम + पो0 - मदरौनी , थाना - रंगरा चौक, जिला भागलपुर , जो जनता दल 
( यूनाइटेड ) द्वारा खड़े किये गये है, उस सदन में एक सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 08 .05. 2017 को 
निवृत हो रहे हैं , स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : पूर्णिया 
तारीख : 15.03.2017 

( ह0 ) अस्पष्ट , 

निर्वाची पदाधिकारी, 
06 - कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र । 


Conduct of Elections Rules, 1961 
( Statutory Rules and Order ) 

FORM 23 

[ See rule 84( 1)( a)] 
(For use in Biennial Election when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the 
People Act, 1951. 

Election to the Legislative Council of the State of Bihar from 06 -KOSHI 
TEACHERS CONSTITUENCY 

In pursuance of the previsions contained in section 66 of the Representation of the 
People Act, 1951, read with clause (a ) of sub - rule ( 1 ) of rule 84 of the Conduct of Elections 
Rules, 1961, I declare that – 

Shri Sanjeev Kumar Singh , At + P . O .- Madrouni, P .S . Rangra Chowk , District 
Bhagalpur , sponsored by Janata Dal (United ) has been , duly elected to fill the seat in that 
House of a member retiring on 08 . 05 .2017 on the expiration of their term of office . 
Place : Purnea 

Sd ./ Illegible , 
Date : 15 . 03. 2017 

Returning Officer, 
06 - Koshi Teachers Constituency . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 382 - 571 + 300- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih. nic.in 


